“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-200i.” 


पंजीयन क्रमांक 
“ecthentg /Bit / 09 /203-205.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 203] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 4 मई 2023--- वैशाख 4, शक 945 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 2 मई 2023 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ 07-24 /20:8 / 32.---- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 4973 (क्र. 23 सन्‌ 4973) की 


धारा 85 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य 
सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्‌:- 


संशोधन 


उक्त नियमों में,- 


I. 


नियम is के उप-नियम (4) 4 शब्द एवं चिन्ह “प्ररूप-पन्द्रह में,” के पश्चात्‌, शब्द एवं चिन्ह “इलेक्ट्रॉनिक पद्धति 
(ऑनलाईन) या ऑफलाईन माध्यम से,” अंतःस्थापित किया जाये। 


नियम is के उप-नियम (3) में, वाक्यांश, अंक एवं चिन्ह “का भुगतान नगर तथा ग्राम निवेश के नगरीय विकास 
योजना के मुख्य शीर्ष-0247 में चालान के साथ जमा किया जायेगा तथा ऐसे भुगतान की प्राप्ति की चालान की मूल 
या प्रमाणित प्रति को आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा” के स्थान पर, वाक्यांश, अंक एवं चिन्ह “नगर तथा ग्राम 
निवेश के नगरीय विकास योजना के मुख्य शीर्ष-0247 में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ऑनलाईन) अथवा ऑफलाईन माध्यम 
से जमा किया जायेगा” प्रतिस्थापित किया जाये | 


नियम 49 के खण्ड (क) में, शब्द एवं चिन्ह “प्ररूप-सोलह में” के पश्चात्‌, शब्द एवं चिन्ह “इलेक्ट्रॉनिक पद्धति 
(ऑनलाईन) अथवा ऑफलाईन माध्यम से,” अंतःस्थापित किया जाये। 


नियम i9 के खण्ड (ख) में, शब्द एवं चिन्ह “प्ररूप-सत्रह में” के पश्चात्‌, शब्द एवं चिन्ह “इलेक्ट्रॉनिक पद्धति 
(ऑनलाईन) अथवा ऑफलाईन माध्यम से,” अंतःस्थापित किया जाये | 


प्ररूप-बारह में, शब्द एवं चिन्ह “सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, 
अटल नगर, रायपुर” के पश्चात्‌, शब्द एवं चिन्ह “संचालक, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा 
रायपुर अटल नगर” प्रतिस्थापित किया जाये। 


प्ररूप-तेरह में, - 


(क) शब्द एवं चिन्ह “सचिव,विशेष सचिव संयुक्त सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण 
विभाग” के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह “संचालक, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर 
अटल नगर” प्रतिस्थापित किया जाये; एवं 


(ख) शब्द “राज्य सरकार द्वारा” के स्थान पर, शब्द “संचालक द्वारा” प्रतिस्थापित किया जाये | 


प्ररूप-पन्द्रह के मद कमांक 4 में, वाक्यांश, अंक एवं चिन्ह “मुख्य शीर्ष-0247 नगरी विकास योजना नगर तथा ग्राम 
निवेश में चालान सहित जमा कर उसकी मूल प्रति अथवा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर दी है” के स्थान पर, 


405 


406 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 मई 2023 


वाक्यांश, अंक एवं चिन्ह “मुख्य शीर्ष-0247 नगरीय विकास योजना नगर तथा ग्राम निवेश में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति 
(ऑनलाईन) अथवा ऑफलाईन माध्यम से जमा कर दी है” प्रतिस्थापित किया ory | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सी. तिर्की, उप-सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 2 मई 2023 


क्रमांक एफ 07-24 / 2048 / 32.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में 
छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक 
अधिसूचना दिनांक 02-05-2023 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सी. तिर्की, उप-सचिव. 


Atal Nagar, the 2nd May 2023 
NOTIFICATION 


No. F 07-24/208/32.— In exercise of the powers conferred by sub-section (l) of Section 
85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh 
Adhiniyam, 973 (No. 23 of 973), the State Government, hereby, makes the following 
further amendment in the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2020, namely:- 


AMENDMENT 
In the said rules,- 


l. In sub-rule (.) of rule 8, after the words and symbol "in Form-XV of these rules", the words and 
symbol "through electronic process (online mode) or offline" shall be inserted. 


2. In sub-rule (3) of rule 8, for the protasis, figure and symbol "shall be deposited with challan in Main 
Head-027 Urban Development Plan Town and Country Planning and the original or attached copy of 
challan of receiving such payment shall be attached with the application", the protasis and symbol 
"shall be deposited through electronic process (online mode) or offline in Main Head-027 Urban 
Development Plan Town and Country Planning" shall be substituted. 


3. In clause (a) of rule 9, after the words and symbol "in Form-XVI", the words and symbol "through 
electronic process (online mode) or offline" shall be inserted. 


4. In cclause (b) of rule 9, after the words and symbol "in Form-XVII", the words and symbol "through 
electronic process (online mode) or offline” shall be inserted. 


5. In Form-XIJ, for the words and symbols "The Secretary, Government of Chhattisgarh, Housing and 
Environment Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar", the words and 
symbols "Director, Directorate Town and Country Planning, Indrawati Bhawan, Nava Raipur Atal 
Nagar" shall be substituted. 


6. In Form-XIII,- 


(a) for the words and symbols "Secretary/Special Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary, 
Government Of Chhattisgarh, Housing and Environment Department", the words and symbols 
"Director, Directorate Town and Country Planning, Indrawati Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar" 
shall be substituted; and 


(b) for the words "by the State Government", the words "by the Director" shall be substituted. 


7. In items number 4 of Form-XV, for the protasis, figure and symbol "with challan in Main Head-027 
Urban Development Plan, Town and Country Planning and attached its original or attested copy", the 
protasis and symbol "through electronic process (online mode) or offline in Main Head-02!7 Urban 
Development Plan Town and Country Planning" shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
C.TIRKEY, Deputy Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


